रजिस्ट्री सं०डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 99 


. . . 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( i ) 
PART II _ Section 3 -- Sub -section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 296 ] 
No. 296] 


नई दिल्ली, सोमवार , जून 14, 1999 / ज्येष्ठ 24, 1921 
NEW DELHI , MONDAY , JUNE 14, 1999/JYAISTHA 24 , 1921 


- 


- 


-- 


- 


खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 
( चीनी और खाद्य तेल विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 14 जून, 1999 
सा . का . नि . 436( अ ) / आ . व. / बीनी. - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (नियंत्रण ) संशोधन आदेश, 1999 है । 

( 2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. चीनी ( नियंत्रण) आदेश, 1966 में ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है ) , खंड 2 में , उपखंड ( कक ) के पश्चात् 

निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा. अर्थात् : 

" ( ककक ) आयातकर्ता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत से भिन्न किसी देश से चीनी का क्रय करने और उसे भारत में विक्रय करने 
. - के - कारबार में लगा हुआ है । " 
3. उक्त आदेश के खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : -- 

" 4. उत्पादक या आयातकर्ता द्वारा चीनी के विक्रय आदिको निर्बन्धित करने की शक्तिः - केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी 
कि उत्पादक या आयातकर्ता, उस कारखाने के परिषद्ध गोदाम से, जिसमें इसका उत्पादन हुआ है या आयातकर्ता के भांडागारों से, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निर्देश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी किस्म की चीनी का विक्रय या विक्रय 
के लिए करार या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा या परिदान या परिदान करने का करार नहीं करेगा या किसी किस्म की चीनी को नहीं हटाएगा : 

परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक , अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 2 के खंड ( ङ) के यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या 
बैंककार कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्समान नए बैंक के 
हक में किसी उत्पादक या आयातकर्ता द्वारा ऐसी चीनी के गिरवी रखने पर इस खंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा बैंक , केन्द्रीय सरकार 

द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए किसी निर्देश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, गिरवी रखी गई चीनी का विक्रय नहीं करेगा । " 
4. उक्त आदेश के खंड 5, 5क , 10 , खंड 11 के उपखंड ( क ), ( ख ) और ( ग ) और खंड 14 में " उत्पादक " शब्द के स्थान पर , जहां - जहाँ 
भी वह आता है " उत्पादक या आयातकर्ता " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा . सं . 1 - 17/98 - एस. पी. वाई. डी . II ] 

आर. एन . दास , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल आदेश सं. 912/ आ . व. चीनी, तारीख 10 जून, 1966 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसका पश्चातवर्ती 

संशोधन निम्नलिखित के अधीन किया गया 
1. सा . का. नि . 1193/ आ. व./ चीनी, तारीख 1 - 8 - 1966. 

2. सा. का .नि . 1747/ आ. व./ चीनी, तारीख 16 - 11- 1967 . 
1774 GI/99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC, 3 (1)] 


1 


3. 91. . 1. 1915/ 3717 ./ ti, mrtta 6 - 8 - 1969. 
4 . 97,47. f . 627/371.4 . rei, aritu 8 - 4 - 1970. 
S. 17. , 1266/311.4 . t, arter 7 -9 - 1971. 
6 . F . . . 1380/ 91.9 ./ t, ata 17 - 9 - 1971. 
7 * .41. . 100/31.4./maht, arta 27- 12 - 1971. 
8. #l f . 387 (31 )/37. .rei, mito 22 -8 - 1972. 
9 . 11. 1. 25 ( 39 )/ 241.7 . ift, arta 31 - 7 - 1974 . 
10 . 1. Fil. FA , 596 /21. 9.reitit, ata 30 - 8 - 1977 . 


MINISTRY OF FOOD AND CONSUMENR AFFAIRS 
(Department of Sugar and Edible Oils ) 

ORDER 

New Delhi, the 14th June, 1999 
G .S .R . 436 (EYE.ss. Com ./Sugar. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 
(10 of 1955 ) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Control) Order, 1966 ,namely : 

1. ( 1) This Order may be called the Sugar (Control) Amendment Order , 1999 . 

( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2 . In the Sugar (Control) Order, 1966 , (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2 ,after sub -clause (aa ), the 

following sub -clause shall be inserted , namely : 
" aaa ) importer means a person engaged in the business of buying sugar from any country other than India and 

selling the same in India " . 
3. For clause 4 of the said Order, the following clasue shall be substituted, namely :-- 

“ 4 . Power to restrict sale , etc . of sogar by producers or importers. The Central Government may direct 
that no producer or importer shall sell or agree to sell or otherwise dispose of, or deliver or agree to deliver any 
kind of sugar or remove any kind of sugar from the bonded godowns of the factory in which it is produced or from 
the warehouses of the importers except under and in accordance with a direction issued in writing by the Central 
Government : 

Provided that this clause shall not affect the piniging af such sugar by any producer or importer in favour of 
any scheduled back as defined in clause (c ) of section 2 of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934 ) or any 

w bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertaking ) Act, 1970 (5 of 1970) and no such bank shall sell the sugar pledged to it except under and in 

accordance with a direction issued in writing by the Central Government." 
4 . in clauses 5 , 5A , 10 , sub -clauses (a), (b ) and (c) of clause 11 and clause 14 of the said Order, for the word 
" producer " wherever it occurs, the words" producer or importer" shall be substituted . 

[F . No . 1-17 /98 - SPY - D . II ] 

R . N . DAS, Jt. Secy . 
Note : The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. 912 /Ess . Com , Sugar Dated 10th June, 1999 and 

subsequently amended vide...i. . 
1. G . S.R . 1193 /Ess.Com ./Sugar dated 1-8 - 1966 
2 . G . S .R . 1774 /Ess.Com ./Sugar dated 16 - 11- 1967 
3. G . S.R . 1915 /Ess. Com ./Sugar dated 6 -8 - 1969 

G .S .R . 621/Ess.Com ./Sugar dated 8 -4 - 1970 
5 . G .S . R . 1266 / Ess . Com ./Sugar dated 7 -9 - 1971 
6 . G .S . R . 1380 / Ess.Com ./Sugar dated 17 - 9 - 1971 
7 . G .S .R . 100 /Ess. Com ./Sugar dated 27 - 12 - 1971 
8 . G .S .R . 387 (E )/Ess.Com ./Sugar dated 22 -8- 1972 
9 . O .S .R . 25 (E )/Ess.Com ./Sugar dated 31 - 1- 1974 
10 . G . S . R . 596 /Ess.Com / Sugar dated 30 - 8 - 1977 


C 


LU 


* 


by 


" 


Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi-110064 


